एल० - 33004 / 99 


लापता 


REGD. NO. D. L.- 33004 /99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
· The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 उप - खण्ड (i ) 
PARTII -- Section 3 -Sub -section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , सोमवार , जून 18 , 2012 / ज्येष्ठ 28 , 1934 
NEW DELHI, MONDAY , JUNE 18 , 2012/ JYAISTHA 28, 1934 


सं . 284 
No . 2841 

E 


वित्त मंत्रालय 

( राजस्व विभाग ) 
( केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा- शुल्क बोर्ड ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 18 जून , 2012 
सं. 27/ 2012- के.उ. शु . ( गै. टे. ) 


सा . का. नि. 461( अ). - सेनवेट क्रेडिट रुल्स , 2004 (एतश्मिन् पश्चात् जिसे उक्त नियमावली से 
सन्दर्भित किया गया है) के नियम 5 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत 
सरकार , वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 5/ 2006 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ( गै.टे.), 
दिनांक 14 मार्च, 2006, जिसे सा . का. नि . 156 ( अ), दिनांक 14 मार्च, 2006 के तहत् भारत के 
राजपत्र, असाधारण , के भाग II , खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था , का अधिक्रमण 
करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड , एतद्द्वारा, निर्देश देता है कि सेनवेट क्रेडिट की 
वापसी की अनुमति नीचे विनिर्दिष्ट प्रक्रिया, रक्षोपाय , शर्तों और सीमाओं के अधीन होगी, यथा, 


2.0 रक्षोपाय, शर्ते और सीमाएं :- उक्त नियमावली के नियम 5 के अंतर्गत सेनवेट क्रेडिट की 
वापसी निम्नलिखित रक्षोपाय , शर्तों और सीमाओं के अधीन होगी, यथा: 


. ( क ) विनिर्माता या आदान - सेवा प्रदाता इस नियम के अंतर्गत प्रत्येक तिमाही में धन वापसी के लिए 
एक से अधिक दावा नहीं कर सकता है ; 


2197 GI/ 2012 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART II - SEC . 3(i)] 


बशर्ते कि ऐसा कोई व्यक्ति जो माल के निर्यात के साथ-साथ सेवा भी प्रदान कर रहा है धन 
वापसी के दो दावे प्रस्तुत कर सकता है जिनमें से एक निर्यात माल से संबंधित और दूसरा निर्यात 
सेवा से संबंधित होगा । 


( ख ) इस अधिसूचना में तिमाही से अभिप्राय लगातार तीन महीने की अवधि से है और पहली 
तिमाही हर वर्ष 1 अप्रैल से दूसरी तिमाही 1 जुलाई से और तीसरी तिमाही 1 अक्टूबर से और 
चौथी तिमाही प्रत्येक वर्ष की 1 जनवरी से प्रारम्भ होगा। 
( ग) किसी तिमाही के दौरान निर्यात के लिए क्लीयर किये गये माल का मूल्य वह होगा जो दावा 
करने वाले व्यक्ति द्वारा तैयार किये गये मासिक या त्रैमासिक रिटर्न के अनुसार उक्त तिमाही के 
दौरान निर्यात के लिए निर्यातकर्ता द्वारा क्लीयर कराये गये सभी माल के मूल्य का योग होगा । 


( घ) किसी त्रैमासिक के दौरान क्लियर किये गये माल का कुल मूल्य वह होगा जो ऐसे दावाकर्ता 
द्वारा तैयार किये गये मासिक या त्रैमासिक रिटर्न के अनुसार उक्त तिमाही के दौरान दावाकर्ता द्वारा 
क्लीयर कराये गये सभी माल के कुल मूल्य का योग होगा । 


( ड.) सेवाओं के संदर्भ में , कुल कारोबार की संगणना के प्रयोजन के लिए , निर्यात सेवाओं का मूल्य 
का निर्धारण उक्त नियमावली के नियम 5, के उपनियम 1, के उपवाक्य घ, के अनुसार किया 
जाएगा । 


( च ) किसी तिमाही के दौरान निर्यात के अलावा अन्य सेवाओं के मूल्य के लिए सेवाओं के समय 
प्रावधान का निर्धारण प्वाइंट ऑफ टेक्सेशन रुल्स , 2011 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा । 


1 


• ( छ ) धन वापसी के लिए किये गये दावे की राशि उस राशि से अधिक नहीं होगी जो कि ऐसे 
तिमाही के अंत में शेष के रुप में पड़ी हो जिसके लिए दावा किया जा रहा हो या धन वापसी के 
लिए दावा किये जाते समय जो राशि , बची हो दोनों में से जो भी कम हो । 


( ज ) उक्त नियमावली के नियम 5, के अंतर्गत धन वापसी के लिए दावा की गई राशि को दावा 
राशि को लेते समय सेनवेट क्रेडिट एकाउंट से दावाकर्ता द्वारा घटा दिया जाएगा । 


( झ ) यदि सेवाकर्ता धन वापसी की राशि दावा किये गये धन वापसी की राशि से कम है तो 
दावाकर्ता दावा की गई राशि और सेवाकर्ता राशि के बीच के अंतर की राशि वापस ले सकता है । 


[ भाग I!-- खण्ड 3(i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 3.0 धन वापसी के दावे को तैयार करने की प्रक्रिया (क ) विनिर्माता या धन सेवा प्रदाता, जैसी भी 
स्थिति हो इस अधिसूचना में संलग्न फार्म (क ) में आवेदन करके ऐसे सहायक आयुक्त सीमा शुल्क 
या उपयुक्त सीमा शुल्क, जैसी भी स्थिति हो के पास प्रस्तुत करेगा जिसके क्षेत्राधिकार में : 


(i) ऐसे कारखाना जिससे कि अंतिम उत्पाद निर्यातित होता है स्थिति है । 


(ii) सेवा प्रदाता का ऐसा पंजीकृत परिसर जिससे कि धन सेवाएं निर्यात की जाती हैं , स्थिति है । 


( ख ) फार्म क में आवेदन को तथा साथ ही साथ उसमें विनिर्दिष्ट दस्तावेजों को और ऐसे तिमाही 
से संबंधित संलग्नकों को जिसके लिए दावा किया जा रहा है, को दावाकर्ता द्वारा केन्द्रीय उत्पाद 
शुल्क अधिनियम, 1944 ( 1944 का 1) की धारा 11 ख में विनिर्दिष्ट अवधि के समाप्त होने से 
पहले -पहले तैयार कर दिया जाना होगा । 


( ग) धन वापसी के आवेदन पर निम्नलिखित का हस्ताक्षर होगा 


(i) स्वामित्व वाली फर्म के मामले में व्यक्ति या स्वामित्वाधिकारी का या अविभाजित हिन्दू परिवार 
_ में कर्ता का , जैसी भी स्थिति हो । 


(ii) साझा फर्म के मामले में किसी भागीदार का । 


(ii) किसी मर्यादित कम्पनी के मामले में निदेशक बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति का । 


(iii) अन्य मामलों में ऐसे किसी व्यक्ति का जिसे किसी निकाय द्वारा धन वापसी के आवेदन पर 
हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो । 


( घ ) निर्यात सेवाओं के मामले में आवेदनकर्ता धन वापसी के दावे के साथ- साथ बैंक रियलाइजेशन 
सार्टिफिकेट की प्रतियां भी प्रस्तुत करेगा । 


( ड.) धन वापसी के दावे के साथ- साथ अनुबंध क 1 में संदर्भित प्रमाणपत्र भी संलग्न करना होगा 
जिसपर लेखा-परीक्षक ( वैधानिक या अन्य) द्वारा विधिवत हस्ताक्षर करके यह प्रमाणित किया गया 
होगा कि निर्यात सेवा से संबंधित धन वापसी का दावा सही है। 


( च) सहायक आयुक्त या उपायुक्त जिसके पास धन वापसी के लिए दावा किया जाता है ऐसी 
स्थिति में किसी दस्तावेज की मॉग कर सकता है जिसमें उसे यह विश्वास करने का कारण मौजूद 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3(i)] 


हो कि धन वापसी के दावे में दी गई कोई सूचना गलत या अपर्याप्त है और धन वापसी की 
स्वीकृति किये जाने के पहले और कोई जांच करना जरुरी है । 


( छ) धन वापसी के दावे को स्वीकृति करते समय सहायक आयुक्त या उपायुक्त स्वयं को इस 
बात से संतुष्ट करेगा कि दावा सही है और यह तथ्य कि क्लियर किया गया माल या प्रदान की 
गई निर्यात सेवा का वास्तव में निर्यात हुआ है और वह माल या सेवा के निर्यातकर्ता के दावे को 
पूर्णतय: या अंशत: जैसी भी स्थिति , हो स्वीकृति दे सकता है । 


[ फा . सं. 268/ 07 /2012 - सीएक्स - 8 ] 

मदन मोहन , अवर सचिव 


अनुबंध 


फार्म क 


को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए सेनवेट क्रेडिट रुल्स , 2004 के 
नियम 5 के 
अंतर्गत सेनवेट क्रेडिट की वापसी के लिए आवेदन 


सेवा में , 


सहायक आयुक्त या उपायुक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 


महोदय, 


मैंने/ हमने इस तिमाही में अंतिम उत्पाद / आदान सेवाओं का निर्यात किया है और मैं /हम 
सेनवेट क्रेडिट रुल्स , 2004 के नियम 5 के अनुसार सेनवेट क्रेडिट की वापसी के लिए दावा कर 
रही हूँ।रहे हैं , जिसका ब्यौरा निम्नलिखित है: 


क्र . सं . 


विवरण 


राशि (रुपये 


1. 


इस तिमाही के दौरान निर्यात के लिए क्लीयर किये गये या निर्यातित 
माल का कुल मूल्य 


[ भाग II - - खण्ड 3(i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


नियम 5 के उपनियम ( 1) के उपवाक्य घ के अनुसार निर्धारित 
सेवाओं का निर्यात करोबार 
इस तिमाही के दौरान आदान और आदान- सेवाओं पर लिया गया कुल 
सेनवेट क्रेडिट 
नियम 3 के उपनियम (5 ग) के अनुसार वापस की गई राशि 
निवल सेनवेट क्रेडिट = (3)-( 4) 
इस तिमाही के दौरान क्लीयर किये गये सभी माल का कुल मूल्य 
सेवाओं का निर्यात करोबार और उक्त तिमाही के दौरान सेवाओं का 
निर्यात कारोबार और दी गई अन्य सभी सेवाओं का मूल्य 
इस तिमाही के दौरान बीजक के एवज में नियम 3 के उपनियम ( 5 ) 
के अंतर्गत विस्थापित सभी आदान 
| कुल कारोबार =( 6) + ( 7)+ ( 8 ) 
निर्यातित माल के मामले में ; सूत्र = 1 *( 5)/( 9) के अनुसार धन 
वापसी की राशि 
निर्यातित सेवाओं के मामले में सूत्र - 2 *(5)/(9 ) के अनुसार धन 
वापसी की राशि 
तिमाही के अंतिम दिन उपलब्ध सेनवेट क्रेडिट की शेष राशि 
धन वापसी के लिए दावा किये जाने वाले दिन को उपलब्ध सेनवेट 
क्रेडिट की शेष राशि 
धन वापसी के रुप में दावा की गई राशि ( यह राशि माल के मामले 
में ( 10), (12) और (13) की न्यूनतम राशि और सेवाओं के मामले 
में (11), (12) और (13) की न्यूनतम राशि से कम होगी ) 
| सेनवेट खाते से निकाली गई राशि ( यह राशि धन वापसी ( 14) के 
रुप में दावा की गई राशि के बराबर होगी) , 


10. 


11. 


15 . 


2.0 बैंक खाता, जिसमें धन वापसी की राशि जमा की जायेगी, का ब्यौरा: 


स्वीकृत वापसी धनराशि को मेरे /हमारे बैंक खाते में जमा किया जाय । इसका ब्यौरा 
निम्नलिखित है 


(I) खाता संख्या ; 


(II) बैंक का नाम; 


214791) 12 - 2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3(i)] 


- 


(III) शाखा ( पता सहित ) 


3.0 घोषणा 


(1) मैं/ हम यह प्रमाणित करता हूँ। करती हूँ/ करते हैं कि उपर्युक्त ब्यौरा सही है । 


. 


__ (II) मैं/ हम प्रमाणित करता हूँ /करतीहँ करते है कि मैं /हम सेनवेट क्रेडिट रुल्स , 2004 के नियम 5 

में और अधिसूचना सं. ... / 2012- के.उ. शु. ( गै.टे.), दिनांक जून , 2012 में दी गई शर्तों 
को पूरा करता हूँ/ करती हूँ। करते हैं । 


(III) मैं । इस सेनवेट क्रेडिट रुल्स के नियम 5 की दृष्टि धन वापसी का सही दावाकर्ता हूँ हैं और इसे 
मेरे/ हमारे पक्ष में जारी किया जाए। 


( IV ) मै/हम घोषित करता हूँ। करती हूँ करते हैं कि मैंने/हमने सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
सेवाकर प्रति अदायगी नियमावली, 1995 के अंतर्गत प्रति अदायगी का कोई अलग दावा प्रस्तुत 
नहीं किया है और न ही केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली 2002, के अंतर्गत या वित्त अधिनियम 
1994 ( 1994 का 32 ) की धारा 93 या 3 क के अंतर्गत छूट के लिए कोई दावा किया है। 


. 


( V) मैं/ हम घोषित करता हूं/ करती हूँ/ करते हैं कि मैंने/ हमने इस दावे से संबंधित तिमाही में सेनवेट 
क्रेडिट रुल्स 2004 के नियम 5 के अंतर्गत धन वापसी का कोई अन्य दावा न तो दायर किया है 

और न ही करूँगा/ करूँगी/ करेंगे। 
दिनांक 


दावाकर्ता का हस्ताक्षर . 


दावाकर्ता का नाम ............ 


पंजीकरण सं . 


दावाकर्ता का पता ....... 


4.0 संलग्नक 


- (i) निर्यात माल के मामले में सीमा शुल्क प्रमाणित एआरई - 1 की प्रतियाँ, निर्यात शिपिंग बिल और 
बिल आफ लैण्डिंग की प्रतियों के साथ । 


[ भाग II --- खण्ड 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(ii ) निर्यात सेवाओं के मामले में बैंक रियलाइजेशन सर्टीफिकेट्स की प्रतियाँ ( देखें 3( घ )) । 


(iii) लेखा परीक्षक ( बैधानिक या अन्य ) से अनुबन्ध-| में प्राप्त प्रमाणपत्र जिसमें यह प्रमाणित 
किया गया है कि निर्यात सेवाओं के मामले में धन वापसी के लिए किया गया दावा सही है ( देखें 
3( ड.) )। 


. 5 .0 धन वापसी आदेश संख्या 


“ दिनांक 


श्री /मेसर्स -------------------- द्वारा धन वापसी के लिए किये गये दावे की केन्द्रीय उत्पाद 
शुल्क / सेवाकर के सुसंगत दस्तावेजों के अनुसार जॉच कर ली गई है । धन वापसी के उक्त दावे की 
सुसंगत संलग्नकों की दृष्टि से भी जॉच कर ली गई है। और इसे सही पाया गया है । सही नहीं पाया 
गया है। 


- -- - - 


---------रुपये ( ------- 


----------- रुपये ) 


की धन वापसी की स्वीकृति दी जाती है। धन वापसी का दावा निरस्त किया जाता है । 


सहायक आयुक्त या उपायुक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 


प्रति प्रेषित 


(i) मुख्य लेखाधिकारी, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु । 


- (ii) आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्द । 


सहायक आयुक्त या उपायुक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 


-----रुपये (------ ----------- रुपये ) के भुगतान 
के लिए स्वीकृत / इस राशि को शीर्ष " 0038 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क - घटा धन वापसी/ 0044 
सेवाकर - घटा धन वापसी " में समायोजित किया जायेगा । 


8 


. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SE.. 3(i)] 


(ii) धनराशि दावाकर्ता के खाते में जमा की जाती है, जिसका ब्यौरा निम्नलिखित है: 


वापस की गई धनराशि 
खाता सं . 
अन्तरण की संदर्भ सं . 
बैंक का नाम । 
शाखा का पता 


दिनांक 


मुख्य लेखाधिकारी 


अनुबन्ध क - । 


प्रमाणित किया जाता है कि : 


( क ) मैं मसर्स ---------------- के बही खाता की लेखा परीक्षा करने के लिए पात्र लेखा -परीक्षक हूँ । 
( ख ) ---------------------- को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए मेसर्स ----------- ---- --- के 

बही खाते की लेखा- परीक्षा की है । 
( ग) फार्म क की सारणी में क्र . सं . 2 और 7 में उल्लिखित सेवाओं के कुल निर्यात कारोबार 
__ सेवाओं के कुल कारोबार का 


(i) मेसर्स--------------- के बही खातों और सुसंगत कागजातों के अनुसार सही है। 


(ii) सेनवेट क्रेडिट रुल्स , 2004 के नियम 5 के प्रावधानों के अनुसार सही है । 


दिनांक 


लेखा परीक्षक 


MINISTRY OF FINANCE 

(Department of Revenue) 
(CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS) 

NOTIFICATION 
New Delhi,the 18th June, 2012 

No. 27/2012 -CE ( N. T.) 
GS.R . 461(E ). - In exercise of the powers conferred by rule 5 of the CENVAT Credit 
Rules , 2004 (hereinafter referred to as the “ said rules ” ), and in supersession of the 
notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of 


[ 971- II--- GUS 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Revenue), No 5/ 2006 - Central Excise (N . T), dated the 14h March , 2006 , published in 
Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub - section (i) vide number G .S. R 
156 (E ), dated the 14th March , 2006 , the Central Board of Excise and Customs hereby 
directs that refund of CENVAT credit shall be allowed subject to the procedure , 
safeguards, conditions and limitations as specified below , namely :-. 
2 .0 Safeguards, conditions and limitations.- Refund of CENVAT Credit under 
rule 5 of the said rules, shall be subjected to the following safeguards, conditions and 
limitations,namely : 
(a ) the manufacturer or provider of output service shall submit not more than one 

claim of refund under this rule for every quarter: 
provided that a person exporting goods and service simultaneously , may submit 
two refund claims one in respect of goods exported and other in respect of the 

export of services every quarter , 
(b ) in this notification quarter means a period of three consecutive months with the 

first quarter beginning from 15 April of every year, second quarter from 1st July , 

third quarter from 1 " October and fourth quarter from 1 " January of every year. 
(c ) the value of goods cleared for export during the quarter shall be the sum total of 

all the goods cleared by the exporter for exports during the quarter as per the 

monthly or quarterly return filed by the claimant. 
(d ) the total value of goods cleared during the quarter shall be the sum total of value 

of all goods cleared by the claimant during the quarter as per the monthly or 

quarterly return filed by the claimant. 
(e ) in respect of the services, for the purpose of computation of total turnover, the 

value of export services shall be determined in accordance with clause (D ) of sub 

rule ( 1) of rule 5 of the said rules. 
(f) for the value of all services other than export during the quarter, the time of 

provision of services shall be determined as per the provisions of the Point of 

Taxation Rules , 2011 . 
( g ) the amount of refund claimed shall not be more than the amount lying in balance 

at the end of quarter for which refund claim is beingmade or at the time of filing 

of the refund claim , whichever is less . 
(h ) the amount that is claimed as refund under rule 5 of the said rules shall be debited 

by the claimant from his СENVAT credit account at the time ofmaking the claim . 
(i) In case the amount of refund sanctioned is less than the amount of refund claimed , 

then the claimant may take back the credit of the difference between the amount 
claimed and amount sanctioned . 


2197 aniz - 3 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II SEC . 3(1)] 


3.0 Procedure for filing the refund claim .- (a ) The manufacturer or provider of 

output service , as the case may be, shall submit an application in Form A annexed 
to the notification , to the Assistant Commissioner of Central Excise or Deputy 
Commissioner of Central Excise , as the casemay be , in whose jurisdiction , 

(i) the factory from which the final products are exported is situated. 
( ii) the registered premises of the provider of service from which output 

services are exported is situated . 
(b ) The application in the Form A along with the documents specified therein and 

enclosures relating to the quarter for which refund is being claimed shall be filed 
by the claimant, before the expiry of the period specified in section 11B of the 

Central Excise Act, 1944 ( 1 of 1944 ). 
(c) The application for the refund should be signed by - . 
(i) the individual or the proprietor in the case of proprietary firm or karta in 

case of Hindu Undivided Family as the case may be ; 
( ii) any partner in case of a partnership firm ; 
(iii ) a person authorized by the Board of Directors in case of a limited 

company ; 
( iv ) in other cases, a person authorized to sign the refund application by the 

entity . 
(d) The applicant shall file the refund claim along with the copies of bank realization 

certificate in respect of the services exported . 


(e ) The refund claim shall be accompanied by a certificate in Annexure A I, duly 

signed by the auditor ( statutory or any other ) certifying the correctness of refund 

claimed in respect of export of services. 
(f) The Assistant Commissioner or Deputy Commissioner to whom the application 

for refund is made may call for any document in case he has reason to believe that 
information provided in the refund claim is incorrect or insufficient and further 

enquiry needs to be caused before the sanction of refund claim . 
(g) At the time of sanctioning the refund claim the Assistant Commissioner or Deputy 

Commissioner shall satisfy himself or herself in respect of the correctness of the 
claim and the fact that goods cleared for export or services provided have actually 
been exported and allow the claim of exporter of goods or services in full or part 
as the case may be . 


[F.No. 268 /07/2012 -CX -8 ] 
MADAN MOHAN , Under Secy. 


[ 41 ] IL- - TuS 3 ( ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


ANNEXURE 


FORMA 
Application for refund of CENVAT Credit under rule 5 of the CENVAT 
Credit Rules , 2004 for the Quarter ending 


To , 
The Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Central Excise , 


Sir , 


I/ We have exported , the final products or output services during the Quarter and am / are 
claiming the refund of CENVAT Credit in terms of Rule 5 of the CENVAT Credit Rules , 
2004 as per the details below : 


S No 


Description 


Amount in Rs 


1 


Total value of the goods cleared for export and exported 
during the quarter. 


2 


Export turnover of the services determined in terms of 
Clause D of sub -rule ( 1) of rule 5 . 


3 


Total CENVAT Credit taken on inputs and input services 
during the quarter. 


Amount reversed in terms of sub - rule (5C ) of rule 3 


5 


Net CENVAT Credit = (3) - (4) 


6 


Total value of all goods cleared during the quarter including 
exempted goods , dutiable goods and goods for export. 


Export turnover of services and value of all other services, 
provided during the said quarter. 


8 


All inputs removed as such under sub -rule (5 ) of rule 3 , 
against an invoice during the quarter. 


Total Turnover = (6 ) + (7) + (8) 


21976012 - 4 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ Part 11 - SEC 3 (1) ] 


10 


Refund amount as per the formula = (1) * (5)/(9), in respect 
of goods exported . 


11 


Refund amount as per the formula = (2) * (5 )/(9 ), in respect 
of services exported . 


Balance of CENVAT Credit available on the last day of 
quarter . 


13 


Balance of CENVAT Credit available on the day of filing 
the refund claim . 


14 


Amount claimed as refund, [ Amount shall be less than the 
minimum of ( 10 ), (12 ) and ( 13) in case of goods or the 
minimum of ( 11 ), ( 12 ) and (13 ) in case of services] 


15 


Amount debited from the CENVAT account [shall be equal 
to the Amount claimed as refund (14 ) ] 


2 .0 Details of the Bank Account to which the refund amount to be credited : 

Refund sanctioned in my favour should be credited in my our bank account. 
Details furnished below ; 

(i) Account Number 
( ii) Name of the Bank 

(iii) Branch (with address ) : 
3.0 Declaration 

(i) 1/ We certify that the aforesaid particulars are correct. 
( ii) 1/ We certify that we satisfy all the conditions that are contained in rule 5 of 

the CENVAT Credit Rules, 2004 and in notification No. /2012 - CE (N . T ) 

dated June , 2012 . 
( iii ) 1/ We am / are the rightful claimant(s ) of the refund of CENVAT Credit in 

termsof rule 5 , the samemay be allowed in our favour. 
(iv ) 1/ We declare that no separate claim for drawback or refund has been or will 

bemade under the Customs and Central Excise Duties Service Tax Drawback 
Rules, 1995 or for claim of rebate under Central Excise Rules, 2002 or the 
Export of Services Rules, 2005 or under section 93 or 93A of Finance Act, 
1994 ( 32 of 1994 ). 


[ 40 II- _ OUG 3(1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


. . 


13 


(v) 


Date 


I/ We declare that we have not filed or will not file any other claim for refund 
under rule 5 of CENVAT Credit Rules, 2004 , for the same quarter to which 
this claim relates. 

Signature of the Claimant 
Name of the Claimant 
Registration Number 
Address of the Claimant 


4 .0 


Enclosures: 
(i) Copies of Customs Certified ARE -1 form along with the copies of shipping 

bill and bill of lading in case of the export of goods . 
Copies of the Bank Realization Certificates for the export of services. [refer 


( ii) 


3 (d)] 


Certificate in Annexure A -l from the Auditor (statutory or any other ) 
certifying the correctness of refund claimed in respect of export of services. 
[ refer 3 ( e ) ] 


5 .0 Refund Order No 


Date 


Date 


The refund claim filed by Shri/ Messrs 
has been scrutinized with the relevant Central Excise/ Service Tax records. The said 
refund claim has been examined with respect to relevant enclosures and has/ has not 
been found in order. A refund of Rs 

(Rupees 
Dis sanctioned / The refund claim filed is rejected . 


Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Central Excise 
Forwarded to 

The Chief Accounts officer, Central Excise, for information and necessary 

action . 
( ii ) The Commissioner of Central Excise . 


Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Central Excise 


Passed for payment of Rs 

(Rupees 
_ ). The amount is adjustable under head “ 0038 - 
Union Excise Duties - Deduct Refunds/ 0044 - Service tax - Deduct 
Refunds " . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II 


SEC. 3(1)] 


( ii) 


Amount credited to the account of the claimant as per the details below : 


Amount refunded 

Account Number 
Reference No of transfer 

Name of the Bank 
Address of the Branch 


Date 


Chief Accounts officer 


Annexure A - I 
It is certified that: 
(a) I am qualified auditor to audit the books of account of M /s 
(b ) I have audited the books of account of M /s 

for the 
quarter ending 
(c) The value of the export turnover of services and total turnover of services 

mentioned at S No 2 and 7 in the table in Form A 
(i) Is correct as per the books of account and relevant records of M /s 
(ii ) Is in accordance with the provisions of rule 5 of the CENVAT Credit Rules , 2004 . 


Date 


Date (0 |0|m | m |yy| yly 


Auditor 


Auditor 


Printed by the Manager , Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 


